निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 634 ) 


__ 17 श्रावण 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 8 अगस्त 2013 


सं० 3ए - 14- बा0वि0 - 01/ 2013- 8242 वि० ( 2 ) 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर, 

अपर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक० ) , 
महालेखाकार कार्यालय , 
वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार । 

पटना, दिनांक 07 अगस्त 2013 
विषयः 

पुलिस अवर निरीक्षकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन 

की स्वीकृति के संबंध में । 
महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पुलिस अवर निरीक्षक से प्रथम 
प्रोन्नति का पद पुलिस निरीक्षक एवं द्वितीय प्रोन्नति का पद पुलिस उपाधीक्षक का है । इन दोनों 
प्रोन्नति के पदों का दिनांक 01 / 01 / 1996 से स्वीकृत वेतनमान रू0 6500 - 10500 है । इस स्थिति 
में यह प्रश्न आया कि वैसे पुलिस अवर निरीक्षक जिन्हें 24 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर पुलिस 
उपाधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं मिला है , को द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए कौन सा 
वेतनमान अनुमान्य होगा ? 

2 . इस क्रम में पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि वैसे अवर निरीक्षक , जिन्हें 24 
वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नति प्राप्त हो गई है , 
उन्हें द्वितीय वित्तीय उन्नयन वेतनमान रू0 10 , 000 - 15 , 200 में अनुमान्य होगा । किन्तु जिन्हें उक्त 
अवधि में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं मिली उन्हें द्वितीय वित्तीय उन्नयन 
वेतनमान रू0 7500 - 10, 500 में अनुमान्य होगा । इस निर्णय के विरूद्ध ऐसे अवर निरीक्षकों , जिन्हें 
नियमित प्रोन्नति 24 वर्ष में नहीं मिली है , के द्वारा उक्त निर्णय पर पुनर्विचार का आवेदन दिया 
गया था जो राज्य सरकार के विचाराधीन था । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 अगस्त 2013 
3 . सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर सीधे 
नियुक्त कर्मी को 12 वर्ष के उपरांत प्रथम वित्तीय उन्नयन पुलिस निरीक्षक के वेतनमान रू० 
6500- 10 , 500 में तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन ठीक उपर के वेतनमान रू0 7500 - 12 ,000 में 
अनुमान्य किया जाएगा; परन्तु ये पुलिस अवर निरीक्षक जब पुलिस उपाधीक्षक ( समकक्ष पद सहित ) के 
पद पर नियमित प्रोन्नति प्राप्त करेंगे तब प्रोन्नति की तिथि से इनका वेतनमान रू0 10 , 000 - 15 , 200 
में उत्क्रमित हो जाएगा । इस क्रम में वेतन निर्धारित करते समय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमान्य नहीं 
होगा । 

विश्वासभाजन , 

प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


ch 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 634- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


